निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 789) पटना , वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2015 

सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

9 दिसम्बर 2014 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 9 - 8 / 09 सा0प्र0 - 16902 – महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक 18664 दिनांक 
21.11.2009 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री नारद पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को विभागीय अधिसूचना 
सं0 12453 दिनांक 16.12. 2010 द्वारा लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम 74 ( बी ) ( ii ) के तहत तीन माह की पूर्व 
सूचना के बदले तीन माह के वेतन एवं भत्ता देते हुए अधिसूचना तामिला की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया । 

2 आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा० उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 - 1427 / 11 दायर 
की गयी । उक्त याचिका में दिनांक 28.04.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 

( क ) अधिसूचना सं0 12453 दिनांक 16.12.2010 को रद्द किया जाता है । 
( ख ) श्री नारद पाण्डेय को बिहार सेवा संहिता के नियम 74 ( बी ) (ii ) के तहत लोकहित में तीन माह की 

सूचना के बदले तीन माह के वेतन एवं भत्ते के समतुल्य राशि देकर अधिसूचना निर्गत तिथि से 
अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है । 
दिनांक 16. 12 .2010 से पुन: अधिसूचना निर्गत करने की तिथि तक की अवधि में श्री नारद पाण्डेय 
मुंसिफ / प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की सेवा में नियमित समझी जायगी । 
श्री नारद पाण्डेय को अधिसूचना निर्गत की तिथि को वेतन निर्धारण के उद्देश्य से वैचारिक वेतनवृद्धि 
देय है । 
श्री पाण्डेय को देय अंतिम बकाया की गणना अधिसूचना निर्गत तिथि को उनके अंतिम वेतन के आधार 
पर की जायगी । श्री पाण्डेय दिनांक 16.12. 2010 से पुनः अधिसूचना निर्गत की तिथि तक वेतन की 

वास्तविक राशि के हकदार नहीं होंगे । 
( च ) दिनांक 16.12. 2010 से पुनः अधिसूचना निर्गत करने की तिथि तक श्री पाण्डेय को भुगतान की गयी 
पेंशन एवं फरवरी 2014 में तीन महीने के वेतन की राशि उनसे वसूल नहीं की जायगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 लक्ष्मणन, 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जुलाई 2015 

श्री नारद पाण्डेय 
न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना । 

पावती 


. 


.... सम्प्रति.. 


पद का धारक उपर्युक्त 


सेवानिवृत्ति आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करता हूँ | 


हस्ताक्षर . 
पदनाम .... 
स्थान.. 
दिनांक.. 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 789 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http:// egazette. bih. nic.in 


